रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , दिसम्बर 27 , 2017 / पौष 6 , 1939 
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 27 , 2017/PAUSA 6 , 1939 


सं . 3564 ] 
No. 3564] 


रेल मंत्रालय 
[ उत्तर रेलवे (निर्माण संगठन )] 

शुद्धिपत्र 
नई दिल्ली, 18 दिसम्बर , 2017 


का . आ . 4078 ( अ ). - केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम , 1989 (1989 का 24 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 205 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के रेल मंत्रालय की 
अधिसूचना संख्या का . आ . 3096(अ), तारीख 06 नवम्बर , 2017 , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - II, खंड 3, उप - खंड (ii ) 
में तारीख 06 नवम्बर , 2017 जो 17. 11. 2017 को प्रकाशित की गई थी तथा शुद्धिपत्र अधिसूचना संख्या का. आ . 3290 (अ), तारीख 
27 नवम्बर, 2017 जो 16.12. 2017 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 

अधिसूचना संख्या का . आ . 3096 ( अ), तारीख 06 नवम्बर, 2017 3290( अ) तथा तारीख 27 नवम्बर 2017 के सम्बन्ध में : 
विशेष रेल परियोजना देवबंद- रूड़की नई रेल लाईन के निष्पादन के लिए गांव लाठरदेवा शेख, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड राज्य में 
अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण , जो कि रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3096( अ), तारीख 06 नवम्बर , 
2017 3290 ( अ ) तथा 3290( अ), तारीख 27 नवम्बर 2017 की अनुसूची के गांव लाठरदेवा शेख के क्रमांक सं. 8, 38 एंड 46 में 
क्षेत्रफल दिया गया है, को निरस्त किया जाता है और उक्त परियोजना के लिए लाठरदेवा शेख, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड राज्य में 
अर्जित की जाने वाली भूमि का संशोधित क्षेत्रफल का संक्षिप्त विवरण ( अनुसूची के क्रमांक सं. 8, 38 एंड 46 पर) निम्न पढ़ा 
जाये : 


में ) 


क्रम जिला तालुक | गांव का | चक / खसरा | भूमि का | भूमि की | क्षेत्रफल | भू - स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों 
संख्या का का नाम नाम नं0 प्रकार - प्रकृति । (हैक्टे 

के नाम 
नाम 
8. हरिद्वार | रूड़की लाठरदेवा | 70 निजी कृषि 0. 1116 | मेहरबान शहवान पुत्रगण इस्लाम 
शेख 

नूरजहाँ वि० इस्लाम नि0 ग्राम 
तब्सुम जहाँ पत्नि जीशन श्रीमति 
नजरीन बानों पत्नि कलीमो नि0 


7420 GI/ 2017 


____ (1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii)] 


क्रम जिला तालुक | गांव का चक / खसरा भूमि का भूमि की क्षेत्रफल भू - स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों 
संख्या का | का नाम नाम 

प्रकार प्रकृति (हैक्टे 

के नाम 


न० 


नाम 


| 


में ) 


38. 


हरिद्वार | रूड़की 


380 


निजी 


गैर - कृषि | 0.5557 


लाठरदेवा | 
शेख 


ग्राम इसरार पुत्र लतीफ शाहिद 
पुत्र मो0 मुस्ताफा इसरार अहमद 
पुत्र कला नि0 ग्राम 
मौ0 मुन्तजीर मौ० मोहतसीन 
मुन्तजीर तोसिफ तोबिर पुत्रगण 
अशमाल अहमद नि0 ग्राम 
सुलेमान पुत्र यूसुफ नि0 ग्राम 
शाहिद हसन पुत्र मौ0 मुस्तफा नि0 


46 . 


हरिद्वार रूड़की 


लाठरदेवा 
शेख 


481 


निजी । कृषि 


0.0293 


ग्राम 


[ फा . सं. 101 - W/91/ W-Spl/ Estt/ Pt-IV ] 
जगदीप राय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण 


MINISTRY OF RAILWAYS 


(Northern Railway ) 
(Construction Organization ) 

CORRIGENDUM 

New Delhi , the 18th December, 2017 
S . O . 4078 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 20E of the Railway Act,1989 
( 24 of 1989) ( hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, hereby makes following amendments in 
the notification of the Government of India in the Ministry of Railways notification number S . O . 3096( E ) dtd . 
06 . 11.2017 published in the Gazette of India, Extraordinary , Part -II, Section -3 , Sub -section ( ii ) dated on 17. 11.2017 
namely : 

For notification vide S .O . 3096 (E ) dtd . 06 . 11 .2017 : Earlier brief description of the land to be acquired , with 
or without structures, for Village Latherdeva Sheikh Distt. Haridwar (UK ) falling within the proposed Special 
Railway Project of Deoband -Roorkee (New Line) in District Haridwar in the State of Uttrakhand may be treated as 
cancelled for Sl.No. 8 , 38 & 46 and revised description and area of the land to be acquired , with or without structures , for 
Village Latherdeva Sheikh Distt. Haridwar (UK ) (Sl. No . 8 , 38 & 46 of Schedule ) to be read as under : 
District : Haridwar 
Sr. | District Tehsil Village Survey Type of Nature of Area Name of Land owner 
No. Name 

Name No Land land | in Hect 
1 | 3 

9 
8 | Haridwar | Roorkee Latherdeva 70 

Agriculture | 0 .1116 Meharban, shahwan s/ o 
Shekh 

Islam , Noor Jahan v Islam 
Tabasum Jahan w/ o Jisan, 
Najreen Bano w/ o Kalimo , 
Israr s/ o Latif, Shahid s/ o 
Moh Mustafa , Israr Ahmad 

s/ o Kalla 
38 | Haridwar | Roorkee | Latherdeva 380 Pvt | Non- Agri | 0 . 5557 Moh Muntazir , Moh 
Shekh 

Mohatseen , Muntazir , 
Taushib , Taubir s/o Asmal 

Ahamad 
46 | Haridwar | Roorkee Latherdeva 481 Pvt Agriculture 0.0293 Suleman s / o Yusuf , Shahid | 
Shekh 

Hasan s/o Moh Mustafa , 

[ No. 101 - W /91/ W - Spl / Estt/ Pt -IV ] 
JAGDIP RAI, Chief Administrative Officer/Const . 


? 


4 


5 


| 


8 


7 


Pvt 


8 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi -110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date: 2018.01 .03 
15: 44: 36 + 05 30 


ALOK 


